रजिस्ट्री सं.डी.एल.- 33004/99 


REGD.No. D. L. - 33004/ 99 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी. - एम.एच. - अ . -05112020-222972 

CG - MH - E - 05112020-222972 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III- खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 4701 
No.470 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5 , 2020/ कार्तिक 14 , 1942 
NEW DELHI, THURSDAY , NOVEMBER 5 , 2020 /KARTIKA 14 , 1942 


महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण 

अधिसूचना 

मुंबई, 29 अक्तूबर , 2020 
सं. टीएएमपी/58/2019- एनएमपीटी. 

गणपूर्ति 
( i ) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त ) 
( ii ) श्री रजत सच्चर, सदस्य ( आर्थिक ) 

शुद्धिपत्र 

( अक्तूबर 2020 के 28 वें दिन पारित ) 
इस प्राधिकरण ने न्यू मंगलोर पत्तन न्यास में बल्क कार्गो प्रहस्तन के उपस्कर प्रदान करने के लिए चेट्टीनाड मंगलोर 
कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड की बर्थ संख्या 16 के डीबीएफओटी आधार पर मशीनीकरण के लिए उसके दरमानों की 
अधिसूचना से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव के मामला संख्या टीएएमपी / 58 / 2019- एनएमपीटी में 20 फरवरी 2020 को एक 
आदेश पारित किया था । यह आदेश भारत के राजपत्र , असाधारण , ( भाग 3 खंड 4 ) में 18 मार्च, 2020 के राजपत्र संख्या 
124 में अधिसूचित हुआ था । 
2 . उक्त राजपत्र अधिसूचना के अंग्रेजी पाठ में मुद्रण संबंधी गलती पाई गई है । उक्त राजपत्र अधिसूचना के अंग्रेजी 
पाठ में अधिसूचना की तारीख " मुंबई , 9 फरवरी, 2020 " के स्थान पर "मुंबई, 9 मार्च, 2020 " पढ़ा जाए। 

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य ( वित्त) 
[विज्ञापन- III/ 4/ असा. / 330 / 2020-21] 


5403 GI/ 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS 


NOTIFICATION 
Mumbai, the 29th October, 2020 


No. TAMP/58 /2019 -NMPT. 


QUORUM 
( 1 ) Shri. T.S. Balasubramanian , Member ( Finance ) 
Shri. Rajat Sachar, Member ( Economic ) 

CORRIGENDUM 

( Passed on this 28th day of October 2020 ) 
This Authority had passed an Order dated 20 February 2020 in Case No.TAMP /58 / 2019 - NMPT 
relating to proposal received from the Chettinad Mangalore Coal Terminal Private Limited for notification 
of its Scale of Rates for mechanization of Berth No. 16 for providing equipment for handling bulk cargo at 
New Mangalore Port on DBFOT basis . This Order was notified in the Gazette of India Extraordinary ( Part 
III Section 4 ) on 18 March 2020 vide Gazette No.124 . 
2 Printing error has been observed in the English Version of the said Gazette Notification . The date 
of Notification mentioned in the English Version of the said Gazette Notification may be read as 
“ Mumbai, the 9th March , 2020 " instead of “ Mumbai, the 9th February, 2020 ” . 

T. S. BALASUBRAMANIAN , Member ( Finance ) 

[ ADVT .- III / 4 / Exty . /330 /2020-21] 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054. 


KUMER CHAND 
MEENA 


DirtywedbyARCHANDRA 
Doww.alaska -0570 


